सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 माघ, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 48 राँची, सोमवार , 


27 जनवरी , 2020 ( ई ०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
20 जनवरी , 2020 


संख्या-13/ वरीय नियुक्ति -01/2019 का०-352-- झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम 4( a) में उल्लिखित प्रावधानों तथा झारखण्ड उच्च 
न्यायालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री संजय कुमार सरोज (क्रमांक -111406 ) को उनके 
योगदान की तिथि से झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । 


संख्या-13 /वरीय नियुक्ति -01/2019 का०-353-- झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा ( भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते ) नियमावली, 2001 के नियम 4( a) में उल्लिखित प्रावधानों तथा झारखण्ड उच्च 
न्यायालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री शहजाद मोहम्मद शहजाद (क्रमांक -111317) को उनके 
योगदान की तिथि से झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 27 जनवरी , 2020 
संख्या -13 /वरीय नियुक्ति -01/2019 का०-354-- झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति 
एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2001 के नियम 4( a) में उल्लिखित प्रावधानों तथा झारखण्ड उच्च 
न्यायालय से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री दीपक मलिक (क्रमांक-123479 ) को उनके योगदान 
की तिथि से झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त 
किया जाता है । 


1. उपर्युक्त पदाधिकारियों की वरीयता झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाएगी । 
2. उपर्युक्त नव नियुक्त पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-52 के अनुसार स्वास्थ्य 
प्रमाण- पत्र एवं दहेज़ नहीं लेने - देने सम्बन्धी घोषणा - पत्र योगदान के समय समर्पित किया जाना 

आवश्यक है । 
3. सीधी भर्ती द्वारा उपर्युक्त नियुक्ति माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.S. 

5444/2018 में पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगी । 
4. श्री संजय कुमार सरोज की उपर्युक्त नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर दुर्गेश 

मोर बनाम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ( 2018 ) 4 SSC 619 मामले के फलाफल से भी प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल 
सरकार के उप सचिव । 


कुमार सिन्हा , 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 48 50 


